निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1276 ) पटना , वृहस्पतिवार , 21 नवम्बर 


2019 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

14 जून 2019 
सं ० 6 / नि 0 प्रतिनियु0-01-01 / 2019-1739 / वा 0 कर- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 
60 वीं -62 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित 
निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनका स्थायी अथवा अस्थायी पतो की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन 
प्रतिवेदन अप्राप्त है ) को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान लेवल -9 रू0-53100-1,67,800 में 
राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राज्य - कर सहायक 
आयुक्त के रूप में औपबंधिक रूप से अगले छ: माह के लिये नियुक्त किया जाता है । 
उम्मीदवारों का संयुक्त आरक्षण 

अभ्युक्ति 
सं ० मेधा कोटि 

( वांछित कागजात ) 
क्रमांक 


क्र ० 


गृह जिला 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


श्री असीम कुमार 


26 


सामान्य 


पटना 


2. 


श्री रवि जैन 


129 


सामान्य 


देवघर 


वर्तमान नियोक्ता का मूल 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
वर्तमान नियोक्ता का मूल 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
वर्तमान नियोक्ता का मूल 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 


3 . 


130 


सामान्य 


मधुबनी 


4 . 


133 


सामान्य 


दरभंगा 


श्री सुमन कुमार 
मिश्रा 
श्री संजय कुमार 
मिश्र 

श्री पवन कुमार 
मिश्र 
प्रिया कुमारी 
श्री ज्योति नन्दन 


5 . 


135 


सामान्य 


अररिया 


वर्तमान नियोक्ता का मूल 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 


6 . 


136 


सामान्य 


जहानाबाद 


7 . 


138 


सामान्य 


गया 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 नवम्बर 2019 


क्र ० 
सं ० 


उम्मीदवारों का 

नाम 


संयुक्त 
मेधा 
क्रमांक 


आरक्षण 
कोटि 


गृह जिला 


अभ्युक्ति 
( वांछित कागजात ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 . 


142 


सामान्य 


धनबाद 


तकनीकी त्याग पत्र 
स्वीकृति की मूल प्रति । 


श्री रवीश कुमार 
सिंह 
श्री चंदन कुँवर 
आकांक्षी 


9 . 


144 


सामान्य 


गोपालगंज 


10 . 


150 


सामान्य 


दरभंगा 


11 . 


श्री सिंकेश कुमार 


154 


सामान्य 


पूर्णिया 


प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश 
पत्र 
त्याग पत्र स्वीकृति की मूल 
प्रति । 
मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र 


12. 


158 


सामान्य 


सहरसा 


श्री गौरव 
श्री ललितेन्दु राय 


13. 


160 


सामान्य 


अमेठी 
( उत्तर प्रदेश) 

भोजपुर 


14. 


162 


सामान्य 


श्री निखिल कुमार 
बिसैन 
श्री पंकज यादव 


15. 


164 


सामान्य 


16 . 


भावना श्री 


165 


सामान्य 


17. श्री मयंक मृणाल 


167 


सामान्य 


कानपुर 1. एम 0 बी 0 ए0 मूल प्रमाण 
( उत्तर प्रदेश) पत्र । 

2. नियोक्ता का वर्तमान 

मूल अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
वाराणसी 
( उत्तर प्रदेश) 
पटना 1. प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश 

पत्र 
2. वर्तमान नियोक्ता का 

मूल अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
पूर्वी चंपारण वर्तमान नियोक्ता का मूल 

अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
अनुपस्थित 


18. 


श्री सीतेश कुमार 


170 


सामान्य 


19 . 


172 


सामान्य 


श्री हिमांशु शेखर 
ठाकुर 
श्री रितेश राज 


20 . 


191 


सामान्य 


बांका 


वर्तमान नियोक्ता का मूल 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
स्नातकोत्तर का मूल 
प्रमाण - पत्र 


21. | मो 0 आशिफ 


193 


सामान्य 


बेगुसराय 


22 . 


194 


सामान्य 


वन्दना कुमारी 
मो 0 इरफान हैदर 


बेगुसराय 
औरंगाबाद 


23. 


196 


सामान्य 


24. 


श्री प्रशान्त सागर 


208 


सामान्य 


पटना 


25 . 


श्री देवाश्री 


209 


सामान्य 


रोहतास 


210 


सामान्य 


पटना 


211 


सामान्य 


पटना 


213 


सामान्य 


अनुपस्थित 


26 . श्री कुमार नयन 
27. | श्री रवि रंजन राज 
28 . 

श्री सौरव कुमार 
29 . श्री चन्द्र शेखर 

सिंह 
30 . 

श्री अंजनी कुमार 

पाण्डेय 
31 . 

श्री सुजीत कुमार 


214 


सामान्य 


216 


सामान्य 


मऊ 
( उत्तर प्रदेश) 

वाराणसी 
( उत्तर प्रदेश) 

मुंगेर 


219 


पिछड़ा वर्ग 


वर्तमान नियोक्ता का मूल 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
वर्तमान नियोक्ता का मूल 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 


32. श्री साकेत सुमन 


220 


पिछड़ा वर्ग 


भागलपुर 


क्र ० 
सं ० 


उम्मीदवारों का 

नाम 


गृह जिला 


1 


2 


33 . 


श्री सुजीत कुमार 


34 . 


असलम दानिश 


35. | श्री अभिनव आनन्द 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 नवम्बर 2019 

3 
संयुक्त आरक्षण 

अभ्युक्ति 
मेधा कोटि 

( वांछित कागजात ) 
क्रमांक 
3 4 5 

6 
229 पिछड़ा वर्ग 

गया 
232 

पिछड़ा वर्ग किशनगंज 
238 पिछड़ा वर्ग 

कैमूर(भभुआ) 
240 पिछड़ा वर्ग 

मुजफ्फरपुर वर्तमान नियोक्ता का मूल 

अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
241 सामान्य जहानाबाद प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश 

पत्र 
251 पिछड़ा वर्ग 

पटना जिलाधिकारी का क्रीमीलेयर 

रहित प्रमाण पत्र । 
252 सामान्य 

सिवान 
260 सामान्य 

पटना 1. प्रारंभिक परीक्षा एवं 

साक्षात्कार का प्रवेश पत्र । 
262 सामान्य 

अनुपस्थित 


36 . श्री 

कृष्ण कुमार 
राय 
37. दीपिका कश्यप 


38. | श्री रत्नेश रंजन 


39. पुनम कुमारी 
40. | गरिमा चौधरी 


41 . वन्दना वशिष्ठ 
42. | सृष्टि प्रिया 


269 


सामान्य 


पटना 


पटना का आवास 
प्रमाण - पत्र 


271 


सामान्य 


कटिहार 


43. | निधि कुमारी 
44. | सुस्मिता कुमारी 


310 


पिछड़ा वर्ग 


अररिया 


1. मैट्रिक अंक पत्र की मूल 
प्रति 
2. शपथ पत्र की मूल प्रति 
1. जिलाधिकारी का 
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण 
पत्र । 


45. | दिपा ज्योति 


327 


पिछड़ा वर्ग 


पटना 


46. | वंदना भारती 


329 


खगड़िया 


47. | मेधा श्रेयसी 


338 


मुंगेर 


जिलाधिकारी का क्रीमीलेयर 
रहित प्रमाण पत्र । 


48 . 


376 


सिवान 


अब्दुल 

रशीद 
अंसारी 
मो 0 जावेद अख्तर 


पिछड़ा वर्ग 

की महिला 
पिछड़ा वर्ग 

की महिला 
अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 


49 . 


381 


गोपालगंज 


50 . 


श्री हर्षराज आनन्द 


387 


शेखपुरा 


1. प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश 
पत्र । 
2. इन्टरमीडिएट का मूल 
प्रमाण - पत्र 


51 . 


श्री मनोज कुमार 


414 


खगड़िया 


सिंह 
श्री संजीवानंद 


52. 


417 


मधुबनी 


वर्तमान नियोक्ता का मूल 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 


अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 


53 . 


श्री सुनील कुमार 


425 


लखीसराय 


54 . 


टुटु कुमारी 


436 


कटिहार 


1. वर्तमान नियोक्ता का 
मूल अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
2. मैट्रीक अंक पत्र एवं 
मूल प्रमाण - पत्र के नाम में 
अशुद्धि ( Correction 
Certificate ) 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 नवम्बर 2019 


क्र ० 
सं ० 


उम्मीदवारों का 

नाम 


संयुक्त 
मेधा 
क्रमांक 


आरक्षण 
कोटि 


गृह जिला 


अभ्युक्ति 
( वांछित कागजात ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


55 . 


437 


श्री अश्विनी कुमार 
प्रदीप 


अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 


पूर्णिया 


जिलाधिकारी का 
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण 
पत्र (बिहार सरकार ) । 


56 . 


सबानाज परवीन 


442 


भोजपुर 


अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 


57 . 


स्मिता शर्मा 


471 


लखीसराय 


1. मूल शपथ पत्र । 
2. जिलाधिकारी का 
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण 
पत्र (बिहार सरकार ) । 
3. वर्तमान नियोक्ता का 
मूल अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
4. इन्टरमीडिएट का मूल 
प्रमाण - पत्र 
वर्तमान नियोक्ता का मूल 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
अनुपस्थित 


58 . 


खुशबू कुमारी 


478 


पटना 


59 . 


599 


अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 
अनु0 जाति 
अनु0 जाति 
अनु0 जाति 


60 . 


616 


श्री सुमन कुमार 
श्री सोनू कुमार 
श्री सुनील कुमार 
पासवान 


रोहतास 


61 . 


658 


समस्तीपुर 


1. वर्तमान नियोक्ता का 
मूल अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
2. इन्टरमीडिएट का मूल 
प्रमाण - पत्र 


62. 


682 


अनु 0 जाति 


सहरसा 


श्री भास्कर कुमार 
रजक 
श्री मनीष प्रभाकर 
श्री जय शंकर 


63. 


693 


अनु 0 जाति 
अनु 0 जाति 


भागलपुर 
पूर्वी चंपारण 


64. 


704 


कुमार 


65 . 


709 


पूर्वी चंपारण 


श्री मृत्युंजय कुमार 
श्री शुभ 

आशीष 


66 . 


711 


अनु 0 जाति 
अत्यंत पिछड़ा 
वर्ग FFD 
अनु 0 जाति 


मुजफ्फरपुर 


67 . 


731 


नालंदा 


श्री प्रेम 

प्रकाश 
चौधरी 
शालिनी प्रिया 


68. 


854 


अनु0 जाति 


भोजपुर 


इन्टरमीडिएट का मूल 
प्रमाण - पत्र 


69 . 


श्री राजा बाबू 


863 


मुजफ्फरपुर 


70 . 


904 


पटना 


71 . 


931 


अत्यंत पिछड़ा 

वर्ग 
( Disabled - 

OH) 
अनु0 जाति 
अनु 0 जाति 
अनु0 जाति 

सामान्य 
(Disabled 

VI) 


गया 


रानी कुमारी 
बबिता कुमारी 
ज्योत्सना भारती 
श्री पंकज कुमार 
सिंह 


72. 


955 


नालंदा 
औरंगाबाद 


73. 


1501 


1. वर्तमान नियोक्ता का 
मूल अनापत्ति प्रमाण - पत्र । 
2. तीन प्रति फोटोग्राफ 
3. मुख्य परीक्षा का प्रवेश 
पत्र । 


5 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


मूलरूप में 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 नवम्बर 2019 
उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छ: माह के लिये 
की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा 
तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी । छ: माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन 
प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छ: 
माह के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जबतक कि 
अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है । 

सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता 
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्तम्भ -6 में यथा उल्लिखित 
वांछित प्रमाण - पत्र समर्पित नहीं किया है , वे योगदान के साथ वांछित प्रमाण - पत्र राज्य कर विशेष 
आयुक्त के समक्ष समर्पित करेंगे , अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे 

प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत 
संकल्प संख्या -1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र योगदान 
देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे । 

बिहार पेंशन ( संशोधन ) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प 
संख्या -1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी 
अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 

अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के 
लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं , योगदान के समय विरमन 
पत्र (मूल प्रति ) प्रस्तुत करेंगे । अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्याग - पत्र देने की स्थिति में सक्षम 
प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
मूल में समर्पित करेंगे । 

सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि , वे दिनांक 22.06.2019 को अपना योगदान 
निश्चित रूप से राज्य कर विशेष आयुक्त ( राजपत्रित ), विकास भवन , नया सचिवालय, बिहार , 
पटना -800015 को समर्पित कर देंगे । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि 
के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , 
सरकार के उप सचिव , 


7 . 


8 . 


9 . 


- 


10 . 


11. 


. 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1276-571 + 300 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


